रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


CASHNA 


AVITA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 8 , 2017 / भाद्र 17 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY , SEPTEMBER 8 , 2017 /BHADRA 17 , 1939 


सं . 2608] 
No. 2608 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2017 
का . आ . 2973( अ). — केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 ( क ) की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह 
समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 पर किमी. 514. 000 से 
किमी. 524 .900 तक (पाथरी – परभणी - नांदेड – भोकर खंड) के निर्माण ( चौड़ा करने दो / चार लेन का बनाने आदि ), 
अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची मे 
दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ; 

कोई व्यक्ति , जो उक्त भूमि मे हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर 
आपेक्ष कर सकेगा; 


ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात उप विभागीय अधिकारी, वसमत जिला - हिंगोली, को लिखित रूप 
मे किया जाएगा और उसके आधार अधिकथित किए जाएगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या 
किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्वात् , यदि कोई हो , 
जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा । 

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम 
होगा । 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू - रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय 
में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


5598 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


कार 


प्रकृति 


अकृषि 


अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 पर किमी. 514.000 से किमी. 524.900 तक ( पाथरी - 
परभणी - नांदेड – भोकर खंड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त 

विवरण । 
क्रम जिले का | तालुक का 

सर्वेक्षण भूमि की क्षेत्रफल 

क्षेत्रफल 
गांव का नाम 
। नाम । नाम 

संख्या 

( वर्ग मी.) में ( हेक्ट.) में 
1 2 

3 4 5 

6 
| 1 |हिंगोली 1 ) वसमत | 1 ) चंदगव्हान | 2 निजी कृषि 325 . 27 

0 . 0325 
निजी कृषि 3850. 09 

0 . 3850 
कुल 4175 . 37 

0 . 4175 
2 ) कन्हेरगाँव | 57 निजी | अकृषि 1931 . 13 

0 . 1931 
कुल 1931. 13 

0 .1931 
3 ) मालवटा 37 निजी कृषि 

533. 10 

0. 0533 
69 | सरकारी 

241 .12 

0 .0241 
70 निजी । कृषि 

535. 77 

0 . 0536 
73 निजी 

कृषि 725. 30 

0 . 0725 
सरकारी नहर 

283. 40 

0 . 0283 
नदी सरकारी नदी 

67 .03 

0 .0067 
2385.72 

0 . 2386 
4) पलसगाँव | 43// 2 निजी कृषि 

31 . 71 

0 . 0032 
निजी कृषि 

2508. 49 

0 . 2508 
निजी 

2198. 84 

0 . 2199 
निजी कृषि 8717. 28 

0 .8717 
69 निजी 

4783.05 

0.4783 
70 निजी कृषि 5845 . 29 

0 .5845 
43 // 1 सरकारी 

137. 15 

0 . 0137 
70//1 कृषि 14178. 62 

1 . 4179 
कुल 38400. 42 

3. 8400 
कुल योग 46892. 64 

4. 6893 


नहर 


कुल 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


निजी 


[ फा . सं . आरडब्ल्यू / एनएच - 37014 / 18 / 2013 - एनएचडीपी - IVए] 


राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 8th September, 2017 
S . O . 2973 ( E ). — In exercise of powers conferred by sub - section (1 ) of Section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being 
satisfied that for the public purpose , the land , the brief description of which is given in the Schedule below , is 
required for building ( widening / four-laning , etc.), maintenance, management and operation of National Highway 
No. 222 , in the stretch of land from Km 514 .000 to Km 524 .900 (Pathri - Nanded – Bhokar Section ) in the district 
of Hingoli in the State ofMaharashtra hereby declares its intention to acquire such land ; 

Any person interested in the said land may , within twenty -one days from the date of publication of this 
notification in the official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section ( 1 ) of 
section 3C of the said Act. 

Every such objection shall be made to the competent authority , namely , the Sub Divisional Officer, 
Vasmat District Hingoli, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give 
the objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner , and may , after hearing all 


[ TT II - 045 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


such objections and after making such further enquiry , if any , as the competent authority thinks necessary , by 
order, either allow or disallow the objections. 

Any order made by the competent authority under sub - section (2) of section 3C of the said Act shall be 
final. 

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 
514 .000 to Km 524 .900 ( Pathri- Parbhani-Nanded - Bhokar Section ) in the district of Hingoli in the State of 

Maharashtra . 


Survey 


I 


Are 


Sr. Name of 
No. District 


Name of 
Taluk 


Name of Village 


1 


5 


1 


Hingoli 


1) Vasmat 


1) Chandgavhan 


2 ) Kanher gaon 


3 ) Malvata 


37 


69 


70 

73 
| Canal 

River 


Type of Nature of Area Area 
land Land (Sqm .) (Hectare ) 

8 
Private Agricultural 325 . 27 0 .0325 
Private Agricultural 3850 .09 | 0 . 3850 

Total 4175 . 37 0 .4175 

Non 
Private 

1931 . 13 0 . 1931 
| Agricultural 

Total 1931 . 13 0 . 1931 
Private Agricultural 533. 10 0 .0533 

Non 
Government 

241. 12 0 .0241 
Agricultural 
Private Agricultural 535 . 77 0 .0536 

Private Agricultural 725 . 30 0 .0725 
Government | Canal 283 .40 | 0 .0283 
Government River 67 . 03 0 .0067 

Total 2385 .72 0 .2386 
Private Agricultural 31.71 0 .0032 
Private | Agricultural | 2508.49 0 . 2508 
Private Agricultural | 2198 . 84 | 0 .2199 
Private Agricultural | 8717 .28 | 0 .8717 
Private Agricultural 4783 .05 0 .4783 
Private Agricultural 5845 . 29 0 . 5845 
Private Agricultural | 137 . 15 / 0 .0137 
Private | Agricultural | 14178 .62 || 1 .4179 

Total 38400 .42 3. 8400 
Grand Total 46892 .64 4 .6893 


4 ) Palasgaon 


| 


43 / / 2 


50 
69 

70 
43// 1 
70 // 1 


[ F . No. RW /NH - 37014 /18 / 2013 -NHDP- IVA ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


अधिसूचना 

7 Receit, 8 Pichele , 2017 
1.31 . 2974 (31). — chusty Pohle , Proty POATT 3TFUH , 1956 (1956 | 48 ) (fort 54 Ch 471 
उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 ( क ) की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , यह 
समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 पर किमी. 
524 .990 À font. 558. 200 Ach (492 - quunt - ICE - Hih go) À fatfut ( Si apost allar sa ni 
बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे 
अनुसूची मे दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (ii) ] 


कोई व्यक्ति , जो उक्त भूमि मे हितबद्ध है , उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1 ) के अधीन पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर 
आपेक्ष कर सकेगा ; 

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात उप - विभागीय अधिकारी, नांदेड , को लिखित रूप में किया जाएगा 
और उसके आधार अधिकथित किए जाएगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि 
व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्वात्, यदि कोई हो , जिसे सक्षम 
प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा । 

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम 
होगा । 

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू - रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय 
में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


अनुसूची 


महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 पर किमी. 524.990 से किमी. 558.200 तक (पाथरी - 
परभणी - नांदेड – भोकर खंड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त 

विवरण । 


| 


सर्वेक्षण 
संख्या 


क्षत्र 


क्रम सं 


जिले का | तालुक का । 

गांव का नाम 
नाम 

नाम 
2 
नांदेड1 ) अर्धापुर 1 ) मालेगाँव । 


क्षेत्रफल । 
( वर्ग मी .) में । 

8 


क्षेत्रफल 
( हेक्ट.) में 


___ 1 


नहर 


138 .49 


0 .0138 
0. 0916 


कृषि 


915. 91 


5 


कृषि 


421 .09 


0 .0421 


1149 .82 


0 . 1150 


19 


1975. 22 


205 


51 .74 


कृषि 
कृषि 


0 .1975 
0.0052 
0 .0354 


238 


353. 51 


240 


394. 25 


0 .0394 


244 


965 .96 


0 .0966 


245 


भूमि का भूमि की प्रकृ 
प्रकार । ति 

___ 7 
सरकारी नहर 
निजी 
निजी 
निजी कृषि 
निजी 

काष । 
निजी 
निजी 
निजी कृषि 
निजी कृषि 
निजी 
निजी कृषि । 

कृषि । 
निजी कृषि । 
सरकारी सड़क । 

कुल । 
निजी 
सरकारी अकृषि 

कुल 
सरकारी नहर 
निजी 
निजी कृषि 
निजी कृषि 


कृषि 


632. 95 


0 .0633 


246 
248 
346 


निजी । 


714.83 

42. 66 
2456.15 


0.0715 
0 .0043 
0 . 2456 


सडक 


0 .0077 


76.59 
10289. 17 


1.0289 


2) खडकी । 


कृषि 


0 .1449 


16 
97 


1449.13 
1794.25 


0 .1794 


3243.38 


0 . 3243 


3 ) मंडेला खुर्द । 


नहर 


1470 .53 


0 .1471 


कृषि 


1212. 17 


0 .1212 


0. 2734 
0 .0714 


2733.84 
713.98 
6130 .52 
19663.07 


कुल 


0 . 6131 
1.9663 


कुल योग 


[ फा . सं . आरडब्ल्यू / एनएच - 37014 / 18 / 2013 - एनएचडीपी - IVए] 


राजेश गुप्ता, उप सचिव 


[ TT II - QUC 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 8th September, 2017 
S . O . 2974 ( E ). — In exercise of powers conferred by sub - section (1 ) of Section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being 
satisfied that for the public purpose, the land , the brief description of which is given in the Schedule below , is 
required for building ( widening/four- laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway 
No. 222 , in the stretch of land from Km 524 .990 to Km 558 .200 (Pathri - Parbhani- Nanded - Bhokar Section ) in 
the district of Nanded in the State of Maharashtra hereby declares its intention to acquire such land ; 

Any person interested in the said land may , within twenty -one days from the date of publication of this 
notification in the official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section (1 ) of 
section 3C of the said Act. 

Every such objection shall be made to the competent authority , namely, the Sub - Divisional officer, 
Nanded , in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an 
opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner , and may, after hearing all such objections 
and after making such further enquiry , if any, as the competent authority thinks necessary , by order, either allow 
or disallow the objections . 

Any order made by the competent authority under sub -section (2 ) of section 3C of the said Act shall be 
final. 


The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 
524 .990 to Km 558 .200 (Pathri -Parbhani-Nanded -Bhokar Section ) in the district Nanded in the State of 

Maharashtra . 


Sr . 
No. 


Name of 
District 


Name of 
Taluk 


Name of 
Village 


Survey 
No. 


Type of land 


Nature of 

Land 


Area 
(Sqm .) 


L 


1 


6 


8 


1 


Nanded 


1) Ardhapur 


1) Malegaon 


nent 


| 


6 


19 
205 
238 
240 
244 
245 
246 
248 
346 
Road 


Canal 
Private Agricultural 
Private Agricultural 
Private | Agricultural 
Private | Agricultural 
Private Agricultural 
Private | Agricultural 
Private Agricultural 
Private Agricultural 
Private Agricultural 
Private 

Agricultural 
Private Agricultural 

Private Agricultural 
Government Road 

Total 
Private | Agricultural 

Non 
Government 

Agricultural 

Total 


138 .49 
915 .91 
421.09 
1149 .82 
1975 .22 
51.74 
353.51 
394 .25 
965 .96 
632 .95 
714 .83 
42.66 
2456 . 15 

76 .59 
10289. 17 
1449. 13 


Area 
(Hectare ) 

9 
0 .0138 
0 .0916 
0 .0421 
0 .1150 
0 . 1975 
0 .0052 
0 .0354 
0 .0394 
0 .0966 
0 . 0633 
0 .0715 
0 .0043 
0 . 2456 
0 .0077 
1 .0289 
0 . 1449 


2 ) Khadki 


16 


97 


1794 .25 


0 . 1794 


3243. 38 


0 . 3243 


3 ) Mendla 

Khurd 


Canal 


Government 


Canal 


| 


1470 .53 


0 . 1471 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii )] 


Sr. 


Name of 
District 

2 


Name of 
Taluk 


Name of 
Village 

4 


Survey 

No . 
5 


| 


1 


9 


Nature of Area Area 
Type of land 

Land (Sqm .) ( Hectare) 
6 

9 
Private | Agricultural | 1212.17 | 0.1212 
Private | Agricultural | 2733. 84 | 0 . 2734 
Private Agricultural 713 . 98 0. 0714 

Total 6130 .52 0 . 6131 
Grand Total | 19663. 07 __ 1 . 9663 


8 
6 


[ F. No . RW/ NH-37014 /18/ 2013- NHDP- IVA] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2017 
का. आ . 2975 ( अ). — केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 ( क ) की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 पर किमी. 494. 100 से 
किमी. 514.000 तक ( पाथरी - परभणी - नांदेड - भोकर खंड ) के निर्माण ( चौड़ा करने दो / चार लेन का बनाने 
आदि ), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची 
मे दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ; 
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि मे हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त 

की भूमि के उपयोग पर राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर 
आपेक्ष कर सकेगा; 

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , अर्थात उप विभागीय अधिकारी, वसमत जिला - हिंगोली, को लिखित 
रूप मे किया जाएगा और उसके आधार अधिकथित किए जाएगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में 
या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्वात्, यदि कोई हो , 
जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा । 

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम 
होगा । 

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू - रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय 
में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


क्रम 


अनुसूची 

सर्वेक्षण 
जिले का नाम तालुक का नाम | गांव का नाम 

संख्या 
2 3 

4 | 5 
हिंगोली | 1 ) वसमत 

1 ) आरल 


भूमि का । भूमि की । क्षेत्रफल 
प्रकार । प्रकृति | ( वर्ग मी .) में । 


क्षेत्रफल 
( हेक्ट .) में 


सं 


8 


9 


1 


443. 00 


0 . 0443 


200 . 00 
15. 09 


0 .0200 
0 .0015 


136. 91 


निजी । कृषि 
निजी । अकृषि 
निजी । अकृषि । 
निजी कृषि 
निजी कृषि 
निजी कृषि 

कृषि 
निजी 
निजी 
निजी । कृषि 


0 .0137 
0 . 0013 
0 .0579 
0 .0026 


13.18 
579 . 13 
25. 69 
37 . 38 
72. 17 


निजी 


कृषि 


0 . 0037 


102 
103 
104 


कृषि 


0 . 0072 


67 . 42 


0 .0067 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


184.65 


0. 0185 
0 . 0061 


60 . 84 


0 . 0176 


176. 21 
2011.67 
406.78 


। 2 ) तेलगाँव 


0 . 2012 
0 .0407 
0 . 1486 


2 


कृषि 


1485. 95 


292. 08 


0 .0292 


कृषि 
कृषि 
कृषि 


0 . 1012 


1011.93 
470 . 61 


28 


0 .0471 


31 


0 . 1521 


278 

निजी । अकृषि | 
425 | निजी कृषि 
सड़क । सरकारी । सड़क 

कुल 
निजी कृषि 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 

कृषि 
निजी 
निजी कृषि 

कुल 
313 निजी कृषि 
314 निजी । 
316 निजी कृषि 
329 । निजी 

कृषि 
341 निजी कृषि 

कुल । 
कुल योग | 


1520 . 71 
1791.14 


कृषि 


32 
168 


0. 1791 
0 .0840 
0 . 7820 
0 .0447 
0 . 1277 


3 ) खांडे गाँव । 


कृषि 


। 


840 . 49 
7819 . 70 
446. 91 
1276. 77 
1819.83 
2078.19 
2254. 60 
7876. 30 
17707.67 


| 


0 .1820 
0 . 2078 
0 . 2255 
0 . 7876 
1. 7708 


[ फा . सं. आरडब्ल्यू / एनएच - 37014 / 18 / 2013 - एनएचडीपी - IVए ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 8th September, 2017 
S. O . 2975 (E ). — In exercise of powers conferred by sub -section (1) of Section 3A of the National 
Highways Act , 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being 
satisfied that for the public purpose , the land , the brief description of which is given in the Schedule below , is 
required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National 
Highway No. 222 , in the stretch of land from Km 494 . 100 to Km 514 .000 (Pathri - Nanded – Bhokar Section ) in 
the district of Hingoli in the State of Maharashtra hereby declares its intention to acquire such land ; 


Any person interested in the said land may, within twenty - one days from the date of publication of this 
notification in the official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section ( 1) of 
section 3C of the said Act. 


Every such objection shall be made to the competent authority , namely, the Sub Divisional Officer, 
Vasmat District Hingoli , in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give 
the objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner , and may , after hearing all 
such objections and after making such further enquiry , if any , as the competent authority thinks necessary , by 
order, either allow or disallow the objections. 


__ Any order made by the competent authority under sub-section ( 2) of section 3C of the said Act shall be 
final. 


The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority. 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 
494. 100 to Km 514 .000 (Pathri - Nanded - Bhokar Section ) in the district Hingoli in the State of Maharashtra. 


| Survey 


Name of 
District 


Name of T . 

Name of Village 
Taluk 


Type of 
land 


Nature of Land 


Sr . 
No. 

1 
1 


No . 
5 


Hingoli 


Vasmat 


1 ) Aarol 


2 


T 


3 


1 Private 

Private 
Private 
Private 
Private 

Private 
22 Private 
102 

Private 
103 Private 
104 Private 
278 Private 
425 Private 
Road Government 


Area Area 
(Sqm .) (Hect.) 
- 8 
443. 00 | 0 .0443 
200 . 00 | 0 .0200 
15 .09 0 . 0015 
136 .91 0 .0137 
13. 18 0 .0013 | 
579 . 13 0 .0579 
25 .69 0 . 0026 
37 . 38 0 .0037 
72 . 17 0 .0072 
67 .42 0 . 0067 
184. 65 0 .0185 
60 .84 0 .0061 
176 .21 0 .0176 
2011.67 0 .2012 
406 .78 0 .0407 
1485. 95 0 . 1486 
292. 08 0 .0292 
1011. 93 0 . 1012 
470.61 0 .0471 
1520 .71 0 . 1521 
1791. 14 | 0 . 1791 | 
840. 49 0 .0840 
7819.700 .7820 
446 . 91 0 .0447 
1276 .77 0 . 1277 
1819 .83 0 . 1820 
2078 . 19 0 . 2078 
2254 .60 | 0 . 2255 
7876 . 30 0 . 7876 
17707 .67 1.7708 


2 ) Telgaon 


1 


Agricultural 
Non - Agricultural 
Non - Agricultural 

Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 

Agricultural 
Non -Agricultural 
Agricultural 

Road 

Total 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 

Total 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 

Total 
Grand Total 


Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 


28 


31 
32 


168 


3 ) Khandegaon 


313 
314 
316 
329 
341 


Private 
Private 
Private 
Private 
Private 


[ F . No. RW /NH - 37014 /18 /2013 -NHDP -IVA ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. ALOK 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2017 .09.11 
16 : 06 :35 + 05 30 


KUMAR 


